सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 आश्विन , 1943 ( श ० ) 


संख्या -18 राँची , 

बुधवार 


6 अक्टूबर , 2021 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुरःस्थापन के 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 276- 283 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश | 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी . , लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग - 5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9- विज्ञापन 
भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


... 


पूरक " अ " 


... 


277 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 6 अक्टूबर , 2021 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
29 जून , 2021 


संख्या -4 / नि ० सं०-12-08 / 2019 का०-2823 – श्रीमती रश्मि रंजन , झा ० प्र ० से ० ( पंचम बैच , गृह 
जिला - पटना , बिहार ) कार्यपालक दण्डाधिकारी , धालभूम , जमशेदपुर द्वारा दिनांक 01.10.2020 से 
29.03.2021 तक ( कुल 180 दिन ) उपभोग किये गये अवकाश को वित्त विभाग के संकल्प सं०-551 
दिनांक 01.03.2007 एवं 907 दिनांक 01.07.2010 के तहत् मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

17 जून , 2021 
संख्या -3 / नि ० सं०-09-21 / 2018 का०-2644 -- श्री अनिल कुमार , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -608 / 03 ) , 
अपर निदेशक , श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , झारखण्ड , राँची का दिनांक 06.04.2021 से 
16.04.2021 तक ( कुल -11 ( ग्यारह ) दिनों ) का उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 
230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राजकुमार मण्डल , 
सरकार के उप सचिव । 


278 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 6 अक्टूबर , 2021 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


16 अगस्त , 2021 


संख्या -15 / सा ० अव०-03-03 / 2020 का . - 4025 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या -6751 दिनांक -24.12.2020 के द्वारा वर्ष 2021 में मुहर्रम के 
अवसर पर दिनांक -19.08.2021 ( गुरुवार ) को एन ० आई ० एक्ट के तहत अवकाश घोषित है । 

2. चाँद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार झारखण्ड राज्य में मुहर्रम दिनांक -19.08.2021 
( गुरुवार ) के स्थान पर दिनांक -20.08.2021 ( शुक्रवार ) को मनाया जायेगा । 

अतः वर्ष 2021 में मुहर्रम के अवसर पर दिनांक -19.08.2021 ( गुरुवार ) के स्थान पर 
दिनांक- 20.08.2021 ( शुक्रवार ) को एन ० आई ० एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रज माधव , 
सरकार के अवर सचिव । 


279 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 6 अक्टूबर , 2021 

प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SHEELA RANI पति SRI MAHENDRA SINGH शपथ पत्र सं ० 08 , दिनांक 22 
जनवरी , 2021 के अनुसार SHEELA KALRA के नाम से जानी जाऊँगी । 

SHEELA RANI एवं SHEELA KALRA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT- 


MAIN ROAD , 


WARD NO.- 15 , 


CHAKRADHARPUR , 


P.O. & P.S.- CHAKRADHARPUR , 


DIST.- WEST SINGHBHUM , 


( JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 


# OM PRAKASH SHARAN SON OF / DISCIPLE ( CHELA OF ) LATE MAHANT 
JANKI SHARAN शपथ पत्र सं ० 885 , दिनांक 16 जून , 2021 के अनुसार MAHANT OM 
PRAKASH SHARAN के नाम जाना जाऊँगा । 

OM PRAKASH SHARAN vd MAHANT OM PRAKASH SHARAN दोनों एक ही 


पुरुष का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT- 


SHRI RAM JANKI 


TAPOVAN MANDIR , 


NIWARANPUR , 


P.O.- DORANDA , 


P.S.- CHUTIA , 


DIST . - RANCHI , 


PIN -834002 


( JHARKHAND ) 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 6 अक्टूबर , 2021 


280 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RIDIP KUMAR SINGH पिता PREM KUMAR SINGH , शपथ पत्र सं 0 845 , दिनांक 
12 अगस्त , 2021 के अनुसार RIDIPT SINGH के नाम से जाना जाऊँगा । 

RIDIP KUMAR SINGH एवं RIDIPT SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


C / O R.C. SINGH , 


HINDUSTAN INDUSTRIAL WORKS , 


KIRIBURU TOWNSHIP KIRIBURU , 


WEST SINGHBHUM , 


JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RAJENDRA NATH LOHRA पिता SRI BIGAN LOHRA शपथ पत्र सं ० 801 , दिनांक 
15 सितम्बर , 2021 के अनुसार RAJAN TOPPO के नाम से जाना जाऊँगा । 

RAJENDRA NATH LOHRA एवं RAJAN TOPPO दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


HOUSE NO.- 48 , 


VILLAGE - SOSO , 


P.O.- BANSIYA , 


P.S.- SILLI , 


DIST.- RANCHI , , 


PIN - 835102 


281 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 6 अक्टूबर , 2021 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ANEETA RAMPAL पति SUNNY RAMPAL शपथ पत्र सं ० 11 , दिनांक 18 सितम्बर , 
2021 के अनुसार NITA RAMPAL के नाम से जानी जाऊँगी । 

ANEETA RAMPAL एवं NITA RAMPAL दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


435 WARD NO.- 22 , 


GANDHI SCHOOL ROAD , 


JHUMRI TELAIYA , 


KODERMA , 


PIN - 825409 


JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं KARUNA KUMARI पति RAGHUBIR PRASAD AGARWAL शपथ पत्र सं ० 13 , , 
दिनांक 18 सितम्बर , 2021 के अनुसार KARUNA AGRWAL के नाम से जानी जाऊँगी । 

KARUNA KUMARI एवं KARUNA AGRWAL दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


04 , SABJI PATTI MAIN ROAD , 


NEAR BHAGANIA NURSHING HOME , 


JHARIA , , 


JHARNA DHANBAD , 


PIN - 828111 


JHARKHAND . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 6 अक्टूबर , 2021 


282 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SOURAV PRASAD SONI पिता LATE MANI LAL SONI , शपथ पत्र सं ० 43 , दिनांक 
1 अक्टूबर , 2021 के अनुसार SOURAV PD SONI के नाम से जाना जाऊँगा । 

SOURAV PRASAD SONI एवं SOURAV PD SONI दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


HOLDING NO . - 2 , 


STREET NO . 


2 , 


SHASTRI NAGAR , 


BLOCK NO . - 4 , 


KADMA , JAMSHEDPUR , 


PIN 


831005 , 


- 


DIST . - EAST SINGHBHUM , 


( ( JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं J. TANVI माता A. CHHAYA पिता J. SRINIVAS RAO , शपथ पत्र सं ० 251 , दिनांक 
11 जून , 2021 के अनुसार TANVI RAO ARGILLA के नाम से जानी जाऊँगी । 

J. TANVI एवं TANVI RAO ARGILLA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


QTR . NO . - 177 / N - 8 , 


NEW BARIDIH , 


PANCHVATI ROAD , 


P.O. - BARIDIH 


P.S. - SIDHGORA , 


TOWN - JAMSHEDPUR 


PIN -831017 


DIST . 


EAST SINGHBHUM , 


JHARKHAND . 


283 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 6 अक्टूबर , 2021 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं BANSILAL GOTHI पिता LATE JIWANTRAJ GANESHMAL GOTHI , शपथ पत्र 
सं ० 03 , दिनांक 28 सितम्बर , 2021 के अनुसार BANSILAL JIWANTRAJ GOTHI के नाम से 
जाना जाऊँगा । 


BANSILAL GOTHI एवं BANSILAL JIWANTRAJ GOTHI दोनों एक ही पुरुष का नाम 


है । 


PRESENT RESIDENT- 


HINOO , SHUKLA COLONY , 


ANANDLOK , HINOO , , 


DORANDA , RANCHI , 


PIN -834002 


JHARKHAND . 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 18-- 50 | 


